सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 श्रावण, 1938 ( श० ) 


संख्या- 541 


राँची, मंगलवार , 


1 अगस्त , 2017 (ई०) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
31 जुलाई, 2017 


संख्या - 01/ माडा -05 / 2017 न०वि०आ०-4890 -- खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार , धनबाद के 
द्वारा की जा रही जलापूर्ति के लिए जल दर निर्धारण की समीक्षा हेतु विभागीय जल दर 
समीक्षा समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है : 


- 


1 . निदेशक , नगरीय प्रशासन 

- अध्यक्ष 
2. मुख्य अभियंता ( तकनीकी कोषांग ) - सदस्य 
3. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रतिनिधि - सदस्य सचिव 
4. वित्त विभाग के प्रतिनिधि 


- सदस्य 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 1 अगस्त , 2017 
यह समिति धनबाद नगर निगम द्वारा निर्धारित जल दर के समतुल्य जल दर 
निधारित करते हुए दिनांक 5 अगस्त, 2017 तक अपना प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेगी । 


झारखण्ड सरकार के आदेश से , 


राहुल कुमार, 
सरकर के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 541-- 50 


